सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक, 1937 ( श०) 


संख्या 595 राँची , शुक्रवार 


6 नवम्बर , 2015 ( ई० ) 


श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 


अधिसूचना 
4 नवम्बर , 2015 


एस० ओ० .75 - 19 5 1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार ( नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन ) 
अधिनियम, १९९६ सह पठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार ( नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन ) 
झारखंड नियमावली, २००६ के प्रयोजनार्थझारखंड राज्यपाल पूर्व में निर्गत एतद संबंधी अधिसूचनाओं में 

आंशिक रूप से संशोधन करते हुए पूर्व में अधिसूचित ३७ ( सैंतीस) श्रेणी के श्रमिकों के अतिरिक्त निम्न 
श्रेणी के १७ ( सत्रह) कार्यों में संलग्न श्रमिकों को भी अधिनियम की धारा- २ (I) ( d) के अंतर्गत भवन 
एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार की परिभाषा में शामिल करतें हैं : 


३८ . सिवरेज कार्य । 
३९ . विद्युत कार्य ( वायरिंग, वितरण एवं पैनल फिक्सिंग इत्यादि सहित ) | 
४०. अग्निशमन प्रणाली का स्थापन एवं मरम्मती | 
४१. कुलिंग तथा हीटिंग प्रणाली का स्थापन एवं मरम्मती | 
४२. लिफ्ट एस्केलेटर इत्यादि का स्थापन एवं मरम्मती । 
४३. सुरक्षा द्वारा, उपकरण स्थापन एवं मरम्मती कार्य | 
४४. लोहा/ धातु के ग्रिल, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाना तथा उसका स्थापन | 
४५. जल संरक्षण संचरना का निर्माण एवं मरम्मती | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 6 नवम्बर , 2015 


४६. अंदरूनी कार्य यथा कारपेंटिंग, फ़ौल्स सीलिंग, लाइटिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि । 
४७. ग्लास पैनेल्स की कटाई , ग्लेजिंग तथा स्थापन | 
४८. सौर पैनेल सहित अन्य ऊर्जा संरक्षण यंत्र/ संयंत्र का अधिस्ठापन | 
४९. रसोई घर सहित अन्य स्थानों में प्रयोग होने वाले मॉड्यूलर इकाईयों का अधिस्ठापन | 
५०. फ्री - फाइश्रीकेटेड कंक्रीट मॉड्यूलर का निर्माण तथा अधिस्ठापन | 
५१. खेल मनोरंजन सुविधाओं ( तरणताल, गोल्फ कोर्स , इत्यादि सहित ) का निर्माण । 
५२. संकेत चिन्ह, सड़क उपस्कर, बस पड़ाव, डिपो, स्टैंड , संकेत प्रणाली इत्यादि का निर्माण / इंटेक्सन 


५३. रोटरी का निर्माण, फाउंटेन का अधिस्ठापन इत्यादि । 
५४. पब्लिक पार्क , वाकिंग ट्रैक , लैंड स्केपिंग इत्यादि का निर्माण । 


( संख्या. ०२/ श्रमा०का० ( BOWAct). ०४/ २०१४ श्र०नि०. १९५१/ ०४. ११. २०१५ ) 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


ह० -( अस्पष्ट 
सरकार के अवर सचिव | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 59 5 – 50 + 500 । 


